रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 


WR = Usa 
Che Gazette of Jndia 


GSH. -FT.Wel.-Al.-2502023-249665 
CG-DL-W-2502023-249665 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 
WEEKLY 


a. 39] नई दिल्ली, अक्तूबर 8--अक्तूबर 4, 2023, शनिवार/आशिवन 6—aT fsa 22, 945 
No. 39] NEW DELHI, OCTOBER 8—OCTOBER 4, 2023, SATURDAY/ASVINA 6—ASVINA 22, 945 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग तर--खण्ड ३----उप-खण्ड (i) 
PART II—Section 3—Sub-section (i) 


भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के 
अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) 
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the 


Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the 
Administrations of Union Territories) 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्‍ली, 27 सितम्बर, 2023 


सा.का.नि. 437.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम श्रेणी-। तथा 
Sut (गैर-चिकित्सीय राजपत्रित पद) भर्ती नियमावली, 4976 को, जहाँ तक उनका संबंध कीटविज्ञ (केन्द्रीय क्रास 
चैकिंग संगठन), राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के 
अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण निदेशालय में कीटविज्ञ (केन्द्रीय क्रासचैकिंग संगठन) के पद पर भर्ती की पद्धति 
का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


6222 GI/2023 (807) 


808 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 
4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, कीटविज्ञ (केन्द्रीय क्रास चैर्किंग संगठन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है। 

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन 
मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं | 
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे 
होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 
4. निरहता - वह व्यक्ति - 
(॥) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या 
(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा 
की है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 
को लागू carey विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को 
किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित = | 


अनुसूची 
पद का नाम। | पद की संख्या। | वर्गीकरण । वेतन चयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
मैट्रिक्स में | अथवा अचयन | लिए आयु-सीमा । 
स्तर | पद | 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
कीटविज्ञ 04* साधारण वेतन लागू नहीं । 35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार 
(केन्द्रीय (2023) केन्द्रीय सेवा, | मैट्रिक्स में होता। द्वारा जारी fey गए अनुदेशों या 
क्रास चैकिंग | *कार्यभार के | समूह क', | taeT-0 आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के 
संगठन) आधार पर राजपत्रित | (5600 - लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा 
परिवर्तन | अननुसचिवीय | 477500 सकती है)। 
किया जा रू.) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के 
सकता है। लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। 


[भाग Tare 3(i)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 


809 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 


सीधे भर्ती किए जाने 


परिवीक्षा की 


भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी 


लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | वाले व्यक्तियों के लिए | अवधि, यदि | या प्रोन्नति द्वारा या 
विहित आयु और | कोई हो। प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा तथा 
शैक्षिक अहताएं, प्रोन्नत विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने 
व्यक्तियों की दशा में वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | 
लागू होंगी या नहीं | 

(7) (8) (9) (0) 

आवश्यक :- लागू नहीं होता | एक वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा। 

(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या टिप्पण: टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति 

विश्वविद्यालय से कीटविज्ञान के साथ केन्द्रीय या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी 

प्राणी विज्ञान में मास्टर्स डिग्री या लोक सरकार द्वारा | या किसी अन्य परिस्थिति में एक 

स्वास्थ्य कीटविज्ञान में मास्टर्स डिग्री। यथाविहित, | वर्ष या अधिक अवधि के लिए 

(ii) Heat सरकार या राज्य सरकार या परिवीक्षा के | बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, 

संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वशासी सफलतापूर्वक | केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों 

अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर पूरा किये | में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 

उपक्रम या विश्वविद्यालय या जाने के लिए | भरी जा सकेंगी :- 

मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान की स्कीम कम से कम | (क) (i) जो नियमित आधार पर 

के अधीन चिकित्सा कीटविज्ञान या लोक दो सप्ताह की | सदृश पद धारण किए हुए हैं; या 

स्वास्थ्य कीटविज्ञान या वेक्टर जनित अवधि का | (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 

रोग के क्षेत्र में अध्यापन और / या अनिवार्य 8 में चार वर्ष की नियमित सेवा की 

अनुसंधान और / या नियंत्रण में तीन वर्ष प्रवेश हो; और 

का अनुभव | प्रशिक्षण (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी 

वांछनीय:- होगा। भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के 

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की लिए विहित की गई अर्हताएं और 

किसी स्कीम के अधीन उच्च चिकित्सा अनुभव रखता हो | 

कीटविज्ञान/वेक्टर जीव विज्ञान 

नियंत्रण/लोक स्वास्थ्य कीटविज्ञान या 

वेक्टर जनित रोग में प्रशिक्षण | 


टिप्पण 4: adam, अन्यथा सुअर्हित 
अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा 
सकती हैं | 

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी | ae 
(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब 
चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों 
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
होने की सम्भावना नहीं है। 


80 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 


[PART II—SEc. 3(4)] 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा 
भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो 
उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों 
में संघ लोक सेवा आयोग से 


या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | परामर्श किया जाएगा। 


() (72) (73) 


संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक है। 


समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति : (पुष्टि 
के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें 
निम्नलिखित होंगे :- 

4. संयुक्त सचिव (संबध्द), स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 
2. उप महानिदेशक (संबध्द), या निदेशक 
(प्रशासन और सतर्कता) - सदस्य 
3. निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग 
नियंत्रण निदेशालय - सदस्य 


लागू नहीं होता | 


[फा.सं. 4-44/2049/प्रशा-] 
गणेश कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
New Delhi, the 27th September, 2023 


G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in 
supersession of the National Institute of Communicable Diseases, National Filaria Control Programme and National 
Malaria Eradication Programme (Class I and Class II, Non-medical, Gazetted posts) Recruitment Rules, 976, in so 
far as they relate to the post of Entomologist (Central Cross Checking Organization), National Malaria Eradication 
Programme except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Entomologist (Central Cross Checking 
Organization) in the Directorate of National Centre for Vector Borne Disease Control, Delhi under the Directorate 
General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely :- 


. Short title and commencement.- (|)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, 
Directorate General of Health Services, National Center for Vector Borne Disease Control, Entomologist (Central 
Cross Checking Organization) Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of the said post, its classification and 
the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to 
these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and 
other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (3) of the said Schedule. 


4. Disqualification.- No person- 
(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service 
Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and 


[भाग Tare 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 8ll 


other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 


time in this regard. 


SCHEDULE 


Name of Level in 
post. pay matrix. 


selection or 
non-selection 
post. 


Entomologist} 0I* General Level !0 | Not applicable. Not exceeding 35 years (Relaxable for 


(Central (2023) Central in the pay 
Cross *Subject Service, matrix 
Checking Group ‘A’, |(Rs.56l00- 
Gazetted, 77500). 

Non- 
Ministerial. 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits. 


Essential:- 

(i) Masters degree in Zoology with Entomology as a 
paper from a recognised University, or institute or 
Masters degree in Public Health Entomology . 

(ii) Three years experience in teaching and/or 
research and/ or control in the field of Medical 
Entomology or Public Health Entomology or 
Vector Borne Diseases under any of the schemes of 
the Central Government or State Government or 
Union Territory Administrations or autonomous or 
statutory organisations or public sector 
undertakings or universities or recognised research 
institutes. 

Desirable:- 

Training in advanced Medical Entomology/Vector 
Biology Control/ Public Health Entomology or 
Vector Borne Diseases under any of the schemes of 
the Central Government or State Government. 
Note-l: Qualifications are relaxable at Union 
Public Service Commission’s discretion in case of 
candidates otherwise well qualified. 

Note-2: The qualification(s) regarding experience 
is/are relaxable at the discretion of Union Public 
Service Commission, for reasons to be recorded in 
writing in the case of candidates belonging to 
Scheduled Castes, or Scheduled Tribes, if at any 
stage of selection the Union Public Service 
Commission is of the opinion that sufficient number 
of candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the vacancies reserved for them. 


Government servants upto 5 years in 
accordance with the instructions or orders 
issued by the Central Government). 

Note:- The crucial date for determining the age 
limit shall be as advertised by UPSC. 


Whether age and Method of recruitment, 
educational probation, if | whether by direct 
qualifications any. recruitment or by 
prescribed, if promotion or by 

any, for direct deputation/ absorption 
recruits will and percentage of the 
apply in the case vacancies to be filled by 
of promotees. various methods. 


Not One year. By direct recruitment. 
applicable. Note: Vacancies 
There shall caused by the 
bea incumbent being away 
mandatory on deputation or long 
induction illness or study leave 
training of at | or under other 
least two circumstances for a 
weeks’ duration of one year or 
duration for more may be filled on 
successful deputation basis from 
completion officers of Central 
of probation | Government - 
as prescribed | (a) (i) holding 
by Central analogous posts on 
Government. | regular basis; or 
(ii) with four years 
regular service in posts 
in level-8 of the pay 
matrix; and 
(b) Possessing the 
qualifications and 
experience prescribed 
for direct recruits under 
column (7). 


8]2 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


In case of recruitment by promotion | Ifa Departmental Promotion 

or by deputation/ absorption, grades | Committee exists, what is its Public Service Commission is to 
from which promotion or deputation/ | composition. be consulted in making 
absorption to be made. recruitment. 


Not applicable. Group ‘A’ Departmental Consultation with Union Public 
Confirmation Committee (for Service Commission is necessary. 
considering confirmation) consisting 
of:- 

l. Joint Secretary (Concerned), 
Ministry of Health & Family 
Welfare -Chairman; 

2. Deputy Director General 
(Concerned) or Director 
(Administration and Vigilance) - 
Member; 

3. Director, Directorate of National 
Center for Vector Borne Disease 
Control -Member. 


[F. No. l-44/20i9/Admin.]] 
GANESH KUMAR, Under Secy. 


नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2023 

सा.का.नि. 438.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (वर्ग ॥ और IV पद) भर्ती नियम 7968 को, जहाँ तक 
उसका संबंध अनुदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या 
करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास 
संस्थान, मुंबई में अनुदेशक (ऑर्थोटिक्स) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं, अर्थात्‌:- 
4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:() इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय 

भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, अनुदेशक (ऑर्थोटिक्स) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है। 
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन 
मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 


4. निरहता: वह व्यक्ति- 
(क) uu ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की 
;या 
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की 
संविदा की है; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 


को लागू cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


[भाग Tare 30)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 


83 


5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके 
लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 


अपेक्षित है | 
अनुसूची 
पद का नाम पद की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में | चयन या | सीधी भर्ती | सीधी भर्ती 
स्तर अचयन किए जाने | किए जाने 
पद वाले वाले 
व्यक्तियों के | व्यक्तियों के 
लिए आयु- लिए 
सीमा अपेक्षित 
शैक्षिक और 
अन्य 
Hea 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
अनुदेशक 4* (एक) (2023) | साधारण केन्द्रीय | वेतन मैट्रिक्स में अचयन लागू नहीं | लागू नहीं 
(ऑर्थोटिक्स) कार्यभार के सेवा, समूह | स्तर-4 (25500- होता। होता। 
आधार पर ग', 800 रुपये) 
परिवर्तन किया जा | अराजपत्रित, 
सकता है। अननुसचिवीय। 
सीधी भर्ती किए जाने वाले | परिवीक्षा की अवधि, यदि भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
व्यक्तियों के लिए विहित | कोई हो प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्‍न पद्धतियों द्वारा 
आयु और शैक्षिक अ्हताएं भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 
Weta व्यक्तियों के मामले 
में लागू होंगी या नहीं 
(8) (9) (0) 
लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। प्रोन्नति द्वारा। 
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 


श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | समिति है, तो उसकी संरचना | परिस्थितियों में संघ 
लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 

() (2) (3) 

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में ऐसे कनिष्ठ तकनीशियन | विभागीय पृष्टि समिति, पुष्टि के | लागू नहीं होता। 

(प्रोस्थेटिक्स/इलेक्ट्रोप्लेटिंग/लोहकार) में से प्रोन्नति, जिन्होंने संबंध में विचार करने के लिए:- 

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई | | अपर निदेशक. -अध्यक्ष, 

में उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। oq कक 

टिप्पण 4: trate के लिए पात्रता सूची, संबंधित श्रेणी या पद में का 5 a 

परस्पर ज्येष्ठता को बनाए रखते हुए, अधिकारियों द्वारा संबंधित भौतिक " pe eae 

श्रेणी।पद में निर्धारित age सेवा के पूर्ण होने की तारीख के | OO ( ४ 

पुनर्वास) -सदस्य, 


संदर्भ में तैयार की जाएगी। 


4. प्रोफेसर (प्रोस्थेटिक्स एवं 


8l4 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी | ऑर्थोटिक्स) -सदस्य। 
अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया 
जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार 
किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी 
अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से 
अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और 
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक 
या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी 
में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक 
पूरी कर ली हो | 


[फा. सं. 0.7048/2/2022-vaTs-l/waatst-]] 
अनुराग तिवारी, अवर सचिव 


New Delhi, the 6th October, 2023 


G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class II and IV post) 
Recruitment Rules, !968, in so far as they relate to the post of Instructors, except as respects things done or omitted to 
be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment for the post of Instructor(Orthotics)in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute 
Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:- 


l. Short title and commencement. — () These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, 
All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Instructor(Orthotics)(Group ‘C’ post) 
Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification, level in the pay matrix. - The number of the said post, its classification and 
level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to 
these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. - The method of recruitment to said post, age limit, 
qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (3) of the said 
Schedule. 


4. Disqualification. — No person, - 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5... Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other 
special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard. 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 85 
SCHEDULE 
Name of post. Number ofpost. Classification. Level inthe pay Whether Selection 
matrix. post or non- 
selection. 

d) (2) (3) (4) (5) 
Instructor i* (One) General Central Service, Level 4 in_ pay | Non-selection. 
(Orthotics) (2023) Group ‘C’, matrix  (Rs.25500- 

*Subject to variation Non-Gazetted, 800) 
dependent on Non-Ministerial. 
workload. 


Age-limit for direct recruits. 


Educational and other qualifications required for direct 


recruits. 
(6) (7) 

Not applicable. Not applicable. 
Whether age and educational Period of probation, if Method of recruitment, whether by direct 
qualifications prescribed for direct any. recruitment or by promotion or by 
recruits will apply in the case of deputation/absorption and percentage of the 
promotees. vacancies to be filled by various methods. 

(8) (9) (0) 

Not applicable. Not applicable. By promotion 


In case of recruitment by promotion or deputation/ 
absorption grade from which promotion or 
deputation |absorption to be made. 


If a Departmental Promotion 
Committee exists, what is its 
composition. 


Circumstances in 
which Union Public 
Services Commission 
is to be consulted in 
making recruitment. 


Cd) 


(2) 


(3) 


Promotion from Junior 
Technician(Prosthetics/Electroplating/Blacksmith) 
in level 2 in pay matrix with 8 years’ regular 
service in the grade of All India Institute Physical 
Medicine and Rehabilitation, Mumbai. 

Note : The eligibility list for promotion shall be 
prepared with reference to the date of completion 
by the officers of the prescribed qualifying service 
in the respective grade/post, while maintaining the 
inter-se seniority in the respective grade or post. 
Note 2: Where juniors who have completed their 
qualifying or eligibility service are being 
considered for promotion, their senior would also 
be considered provided they are not short of the 
requisite qualifying or eligibility service by more 
than half of such qualifying or eligibility service 
or two years, whichever is less and have 
successfully completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along with 
their juniors who have already completed such 
qualifying/eligibility service. 


Departmental Promotion Committee 
(for promotion) consisting of as under: 
l.Additonal Director - Chairman, 
2.Deputy Director (Rehab) - Member, 
3.Professor (Physical Medicine 


Rehabilitation) - Member, 
4.Professor (Prosthetics &Orthotics) 
- Member. 


Not applicable. 


[F. No. A.08/I 


ANURAG T 


2/2022-MH.II/NCD.I] 
TIWARI, Under Secy. 


86 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


नई दिल्‍ली, 6 अक्तूबर, 2023 


सा.का.नि. (39.—aeatd, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
औरअखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्‌बे (वर्ग ॥ और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 968 को, 
जहां तक उसका संबंध ड्राइवर के पद से है,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया 
है या करने का लोप किया गया है, ATTA और परिवार कलूयाण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्‌सा एवं 
पुनर्वास संसूथान, मुम्‌बई में स्टाफ कार ड्राइवर(सामान्य श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


t. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय 
भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2023 है। 


(ii) J राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन 
मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्तअनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है । 
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (43) में विनिर्दिष्ट हैं। 
4. निरहता- वह व्यक्ति,- 
क. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या 
a. Py अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 


को लागू cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं,तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह 
उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, 
आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध 


करना अपेक्षित है। 
अनुसूची 
पद का नाम | पदकी वर्गीकरण वेतन चयन | सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती 
संख्या मैट्रिक्स में | पद या | जाने वाले व्यक्तियों | किए जाने 
स्तर | अचयन | के लिए आयु-सीमा | वाले व्यक्तियों 
पद के लिए 
अपेक्षित 
शैक्षिक और 
अन्य ASAT 
() (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
corm are [04 * |) साधारण केंद्रीय सेवा,स,मूह | वेतन लागू | i8e25 वर्ष के | आवश्यक: 
ड्राइवर (2023) ग', मैट्रिक्स | नहीं | बीच। (i) किसी 
(सामान्यश्रेणी) oe अराजपत्रित,अननुसचिवीय | में सूतर-2 | होता। (केंद्रीय सरकार Sate 


[भाग Tare 30)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 


945 


8]7 


के आधार 
पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता 


है। 


(79900- 
63200 
रुपये) 


द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार 
विभागीय 
अभ्यर्थियों के लिए 
40 वर्ष तक 
शिथिल की जा 
सकती है।) 


टिप्पण 4: आयु- 
सीमा अवधारित 
करने के लिए 
निर्णायक तारीख 
अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की 
गयी अंतिम तारीख 
होगी (और न कि 
वह नियत तारीख 
जो असम, 
मेघालय,अरुणाचल 
प्रदेश, मिज़ोरम, 
मणिपुर,नागालैंड, 
त्रिपुरा, सिक्षिम, 
हिमाचल प्रदेश के 
लाहोल और स्पीति 
जिले तथा चंबा 
जिले का पांगी 
उपखंड और संघ 
राज्य क्षेत्रों लद्दाख, 
अंडमान एवं 
निकोबार द्वीपसमूह 
और लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गयी है)। 


टिप्पण 2.- 
रोजगार कार्यालय 
के माध्यम से भर्ती 
होने की दशा में, 
आयु-सीमा 
अवधारित करने के 
लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस 
तारीख तक 
रोजगार कार्यालय 
को नाम भेजने को 


बोर्ड से 0वीं 
कक्षा उत्तीर्ण 
हो। 

(ii) मोटर 
कार चलाने के 
लिए 
विधिमान्य 
अनुज्ञप्ति हो; 
और 

(iii) मोटर 
कार चलाने 
का कम से 
कम तीन वर्षों 
का अनुभव 
हो; 

(iv) मोटर 
क्रिया विधि 
का ज्ञान 
(अभ्यर्थी को 
यान की 
छोटी-मोटी 
त्रुटियाँ ठीक 
करनी आनी 
चाहिए।) 
वांछनीय: 
होम गार्ड या 
सिविल 
स्वयंसेवक के 
रूप में तीन 
वर्षों की सेवा। 


टिप्पण: 
अनुभव 
संबंधी 
अर्हताएँ, उन 
कारणों के 
लिए जो 
लेखबद्ध किए 
जाएंगे, 
कर्मचारी 
चयन आयोग 
या सक्षम 
प्राधिकारी के 
विवेकानुसार, 
अनुसूचित 
जातियों या 
अनुसूचित 


88 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 


[PART II—SEc. 3(4)] 


कहा गया है। 


जनजातियों 
के अभ्यर्थियों 
की दशा में 
तब शिथिल 
की जा सकती 
हैं, जब चयन 
के किसी 
प्रक्रम पर 
कर्मचारी 
चयन आयोग 
या सक्षम 
प्राधिकारी की 
यह राय हो 
कि उनके लिए 
आरक्षित 
रिक्तियों को 
भरने के लिए 
अपेक्षित 
अनुभव रखने 
वाले उन 
समुदायों के 
अभ्यर्थियों के 
पर्याप्त संख्या 
में उपलब्ध 
होने की 
संभावना नहीं 


है। 


[भाग Tare 3(i)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 


8l9 


वाले है और अपेक्षित aga और 
अनुभव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस 


सीधी | परिवीक्षा | भर्तीकी | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन यदि विभागीय भर्ती की 
भर्ती | कीअवधि, | पद्धति: द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां | प्रोन्‌नति समिति है, तो किन 
किए | यदिकोई हो | भर्ती सीधे | जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या उसकी संरचना परिस्थितियों 
जाने होगी या आमेलन किया जाएगा में संघ लोक 
वाले प्रोन्नति सेवा आयोग 
व्यक्तियों द्वारा या से परामर्श 
के लिए प्रतिनियुक्ति अपेक्षित 
विहित या आमेलन 
आयु द्वारा और 
और विभिन्न 
शैक्षिक पद्धतियों 
eae द्वारा भरी 
प्रोन्नत जाने वाली 
व्यक्तियों रिक्तियों की 
की दशा प्रतिशतता 
में लागू 
होंगी या 
नहीं 
(8) (9) (0) () (2) (3) 
लागू | सीधी भर्ती | प्रतिनियुक्ति | प्रतिनियुक्ति या आमेलन: समूह ow विभागीय | लागू नहीं 
नहीं या या आमेलन | अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा | पुष्टि समिति(पुष्टि पर | होता। 
होता। | पुनर्नियोजित | द्वारा एवं पुनर्वास aaa, मुंबई में | विचार करने के लिए) 
व्यक्तियों के | जिसके न | नियमित डिस्पैच राईडर (समूह 'ग” | जिसमें निम्नलिखित 
लिए दो वर्ष। | होसकने | और वेतन मैट्रिक्स में ee | होंगे :- 
पर सीधी | (8000-56900 रुपये) में समूह ‘TW | (a) अपर. निदेशक 
भर्ती द्वारा। | कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर - अध्यक्ष; 
कार चलाने की योग्यता के मूल्यांकन es 
सशस्त्र के लिए चालन परीक्षा के आधार पर (0) a. 
सेनाओं के | मोटर कार चलाने की विधिमान्य ( ay हु 
कार्मिकों के | चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो oe 
लिए: सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य | (०) आचार्य (भौतिक 
प्रतिनियुक्ति | मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में ae- चिकित्सा एवं 
या ({8000-56900 रुपये) में नियमित पुनर्वास)- सदस्य; 
पुनर्नियोजन | आधार पर डिस्पैच राईडर का पद ane: 
धारण करने वाले कर्मचारियों में से जो | (7) आचार्य . 
स्तंभ (7) में यथाउल्लिखित आवश्यक (प्रोस्थेटिक्स जे 
अर्हताओं को पूरा करते ST ऑर्थोटिक्स) 
- सदस्य | 
सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए 
प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : 
सशस्त्र सेनाओं के ऐसे कार्मिकों पर भी 
विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की 
अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले 
हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने 


तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर 


820 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें 
सशस्त्र सेना से निर्मुक्तकिया जाना है, 
तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने 
रहने दिया जा सकता है। 

टिप्पण 4.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, 
जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं 
अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष 
से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- 
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं 


होगी। 


[फा. सं. ए.44048 /40 /2024-एमएच T/A. 7. ] 
अनुराग तिवारी, अवर सचिव 


New Delhi, the 6th October, 2023 


G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class II and Class IV Posts) 
Recruitment Rules 968, in so far as they relate to the post of Drivers except as respects things done or omitted to be 
done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method for recruitment 
to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade)in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of 
Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:- 


l. Short title and commencement. - (|) These rules may be called the Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the 
Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, 
Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. — The number of the said posts, their 
classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the 
Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualification, 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (43) of the said Schedule. 


4. Disqualification. — No person, - 
(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said posts: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5... Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect 
to any class or category of persons. 


6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen 
and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard. 


[भाग ars 30)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 82 
SCHEDULE 
Name of post Number of Classification Level in pay matrix | Whether selection post or 
post non-selection post 
dQ) (2) (3) (4) (5) 
Staff Car 04*(2023) General Central Service Level 2 in the pay Not applicable 
Driver *Subject to Group ‘C’, Non Gazetted, matrix (Rs. !9900- 
(Ordinary variation Non-Ministerial 63200) 
Grade) dependent on 
workload 
Age-limit for direct recruits Educational and other qualifications required for | Whether age 
direct recruits and educational 
qualifications 


prescribed for 
direct recruits 
will apply in the 
case of 


promotees 
(6) (7) (8) 
Between |8 and25 years. Essential: Not applicable 


(Relaxable for Departmental candidates up to 
40 years in accordance with the instructions or 
orders issued by the Central Government). 
Note | - The crucial date for determining the 
age-limit shall be the closing date for receipt 
of applications (and not the closing date 
prescribed for those in Assam, Meghalaya, 
Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, 
Nagaland, Tripura, Sikkim, 
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- 
Division of Chamba District of Himachal 
Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman 
and Nicobar Islands and Lakshdweep). 

Note 2 - In the case of recruitment made 
through the Employment Exchange, the 
crucial date for determining the age-limit shall 
be the last date up to which the Employment 
Exchange is asked to submit the names. 


(i) 0" standard pass from a recognised Board. 


(ii) possessing a valid driving license for motor 


cars; and 


(iii)experience of driving a motor car for at least 


three years; 
(iv) knowledge of Motor Mechanism (The 


candidates should be able to remove minor 


defects in vehicle) 


Desirable: three years’ service as Home Guard or 


Civil Volunteers. 
Note.- The qualification regarding experience is 


relaxable at the discretion of the Staff Selection 


Commission or competent authority for reasons 
to be recorded in writing in the case of the 


candidates belonging to the Scheduled Castes or 
the Scheduled Tribes, if any stage or selection 
the Staff Selection Commission or Competent 
authority, is of the opinion that sufficient number 


of candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 


available to fill up the vacancies reserved for 


them. 


Period of Method of recruitment, | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade 
probation, if whether by direct from which promotion or deputation or absorption to be made 
any recruitment or by 
promotion or by 
deputation or absorption 
and percentage of the 
vacancies to be filled by 
various methods 
(9) (0) () 
Two years for | Deputation or | Deputation or absorption: 
direct recruits | absorption failing which | From amongst the regular Dispatch Rider (Group ‘C’) and Group ‘C’ 
or re-employed. | by direct recruitment. employees in level | of the pay matrix (Rs. l8000-56900) in the 
For Armed Forces | AI[PMR, Mumbai who possess valid driving license for motor cars on 
Personnel: Deputation | the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars 
or re-employment. failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on 
regular basis in level | of the pay matrix (Rs. l8000-56900) in other 


822 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


Ministries of the Central Government who fulfill the necessary 
qualifications as mentioned in column (7). 

Deputation or re-employment for Armed Force Personnel: 

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred 
to reserve within a period of one year and having the requisite 
experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such 
persons would be given deputation terms upto the date on which they 
are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be 
continued on re-employment. 

Note .- The period of deputation including the period of deputation in 
another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation or department of the Central 
Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum 
age-limit for deputation shall be not exceeding fifty six years as on the 
closing date of the receipt of application. 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its | Circumstances in which Union Public 


composition. Service Commission is to be consulted in 
making recruitment. 
(2) (3) 
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering 
confirmation) consisting of- Not applicable 


.Additional Director - Chairman 
2.Dy. Director ( Rehab) - Member 
3.Professor (Physical Medicine and Rehabilitation) - Member 
4.Professor (Prosthetics &Orthotics) - Member 


[F. No. A.08/L0/202-MH-II/NCD-I] 
ANURAG TIWARI, Under 86९५. 


नई दिल्‍ली, 6 अक्तूबर, 2023 


सा.का.नि. 740.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (वर्ग 3 और वर्ग 4 
पद) भर्ती नियम, 4968 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते 
हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 
अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में आशुलिपिक श्रेणी 2 के पद पर भर्ती की पद्धति का 
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (() इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय 
भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, आशुलिपिक श्रेणी 2 (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है। 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. we की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ee उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन 
मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है । 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (43) में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरहता: वह व्यक्ति- 


(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; 


या 


(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अनूय व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की 


संविदा की है; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


[भाग Tare 3(i)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 


823 


परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 
को लागू cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 


प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं SAS लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, 
आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी | 


6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अनय पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 


अपेक्षित = | 
अनुसूची 
पद का नाम पद की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद 
(॥) (2) (3) (4) (5) 
आशुलिपिक श्रेणी 2 04* (2023) साधारण Sala | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 | लागू नहीं होता। 
*कार्य भार के सेवा, समूह ‘TW, (25500-84400 
आधार पर अराजपत्रित, रुपए) 
परिवर्तन किया जा अनुसचिवीय 
सकता है। 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक 


और अन्य ASAT 
(6) (7) 
आयु 78 से 27 वर्ष के बीच आवश्यक: 
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए | 0) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 247 कक्षा उत्तीर्ण या 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के समतुल्य | 


लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु 
तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल 
की जा सकती है)। 

टिप्पण 4: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 
विज्ञापित की जाए। 


(४) कौशल परीक्षा मानक: 

(क) श्रुतलेख: अस्सी शब्द प्रति मिनट की दर से 40 
मिनट। 

(ख) प्रतिलेखन: मैनुअल टाइपराइटर पर पैंसठ मिनट 
(अंग्रेजी), Treat मिनट (हिन्दी) या कंप्यूटर पर 
पचास मिनट (अंग्रेजी), Tas मिनट (हिन्दी)। 

टिप्पण 4: seat अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन 
आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा 
सकती हैं। 

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी aga कारणों के लिए जो 
लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम 
प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल 
की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी 
चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके 
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। 


824 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के | परिवीक्षा की अवधि, । भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा 


लिए विहित आयु और शैक्षिक अ्हताएं यदि कोई हो या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 
या नहीं प्रतिशतता 
(8) (9) (0) 
लागू नहीं होता। दो वर्ष। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती 
द्वारा। 


टिप्पण: परिवीक्षा को टिप्पण 4: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी 
सफलतापूर्वक पूरा करने बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य 
के लिए केन्द्रीय सरकार परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि 
द्वारा यथाविहित कम से | के लिए बाहर रहने के कारण होने वाली 
कम दो सप्ताह की अवधि रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों 
का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा; 


करना अनिवार्य होगा। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित 
आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; 
और 
(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये 
जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अ्हताएं 
और अनुभव रखते हैं। 
प्रोन्नति या यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में 
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा किन 
भर्ती की दशा में वे श्रेणियां परिस्थितियों 
जिनसे प्रोन्नति या में संघ लोक 
प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया सेवा आयोग 
जाएगा से परामर्श 
किया जाएगा 
() (2) (3) 
लागू नहीं होता। समूह “ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)।| लागू नहीं 
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- होता। 
. अपर निदेशक - अध्यक्ष; 
2 उपनिदेशक (पुनर्वास) -सदस्य; 
3. प्रोफेसर (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास) -सदस्य; 
4 प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य। 


[फा. सं. 7.08/43/202-waTa-I/oaaiest-I] 
अनुराग तिवारी, अवर सचिव 


New Delhi, the 6th October, 2023 


G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class III and Class IV Posts) 
Recruitment Rules, !968,in so far as they relate to the post of Junior Stenographer, except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of 


[भाग Wars 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 825 
recruitment to the post of Stenographer Grade II in the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, 
Mumbai, Ministry:-of Health and Family Welfare, namely:- 


l. Short title and commencement.— (]) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India 
Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Stenographer Grade II (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 
2023. 


(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level 
in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and 
other matters relating to the said post shall be as specified in columns(5) to (3) of the said Schedule. 


4. Disqualification. —No person,- 
a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


6. Saving- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard. 


SCHEDULE 
Name of post. Number of post. Classification. Level in pay matrix. Whether selection 
post or non- 
selection post. 

d) (2) (3) (4) (5) 
Stenographer 0I* (2023) General Central Level — 4 in the pay Not applicable. 
Grade II. Subject to variation | Service, matrix (Rs.25500- 

dependent on Group ‘C’, 800). 
workload. Non-Gazetted, 
Ministerial. 
Age-limit for direct recruits. Educational and other qualifications required for direct recruits. 
(6) (7) 
Between |8 and 27 years of age. Essential: 


(Relaxable for the departmental candidates up | (i) 2"class pass or equivalent from a recognized Board; 

to the age of forty years in case of general | (ii) Skill test norms. 

candidates and upto the age of forty-five | (a) Dictation: ten minutes @ eighty w.p.m; 

years in the case of candidates belonging to | (b) Transcription: sixty-five minutes (English), seventy-five 

the Scheduled Castes and the Scheduled | minutes (Hindi) on Manual Typewriter) or fifty minutes 

Tribes in accordance with the instructions or | (English), sixty-five minutes (Hindi) (On Computer). 

orders issued by the Central Government | Note I: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff 

from time to time). Selection Commission or competent authority for reasons to be 

Note: The crucial date for determining the | recorded in writing in case of candidates otherwise well 

age-limit shall be as advertised by the Staff | qualified. 

Selection Commission. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the 

discretion of the Staff Selection Commission or competent 

authority for reasons to be recorded in writing, in case of 

candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled 

Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection 

Commission or competent authority is of the opinion that 
sufficient number of candidates from these communities 


826 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 


[PART II—SEc. 3(4)] 


possessing the requisite experience are not likely to be available 
to fill up the posts reserved for them. 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in the 
case of promotees. 


Period of probation, if any. 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or by 
deputation/absorption and percentage of the 
vacancies to be filled by various methods. 


(8) 


(9) 


(0) 


Not applicable. 


Two years. 
Note: There shall be a mandatory 
induction training of at least 
two weeks duration for successful 
completion of probation as 
prescribed by the Central 
Government. 


By direct recruitment through the Staff 
Selection Commission. 

Note : Vacancies caused by the incumbent 
being away on deputation or long 
illness or study leave or under other 
circumstances for duration of one year or 
more may be filled on deputation basis 
from officers of the Central Government; 
(a) holding analogous posts on regular 
basis in parent cadre or department; and 
(b) possessing the qualifications and 
experience prescribed for direct recruits 
under column(7). 


In case of recruitment by promotion 


If a Departmental Promotion Committee 


Circumstances in which 


or by deputation/absorption, exists, what is its composition. Union Public Services 
grades from which promotion or Commission is to be 
deputation/absorption to be made. consulted in making 
recruitment. 
Cd) (2) (3) 
Not applicable. Group ‘C’ Departmental Confirmation Not applicable. 


consisting of:- 
l. Additional Director 


Rehabilitation) 


4. Administrative Officer 


Committee (for considering confirmation) 


2. Deputy Director (Rehabilitation) 


3. Professor (Physical Medicine and 


-Chairman; 


-Member; 


-Member; 


-Member. 


[F. No. A.208/3/202-MH.H/NCD-I] 
ANURAG TIWARI, Under 86८५. 


नई दिल्‍ली, 6 अक्तूबर, 2023 


सा.का.नि. 744.—aeatd, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (श्रेणी ॥ और श्रेणी |/ पद) भर्ती नियम 968 को, जहाँ 
तक उसका संबंध ज्येष्ठ जॉब कर्मकार (धातु) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से 
पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक 
चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में ज्येष्ठ धातु कर्मकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


t. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय 
भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, ज्येष्ठ धातु कर्मकार (समूह ‘TW’ पद), भर्ती नियम, 2023 है। 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में eae उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन 


[भाग Tare 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 827 


मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। 
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- sea पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 
4. निरहता - वह व्यक्ति- 
(क) Pu ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की 
;या 
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की 
संविदा की है; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 


को लागू eae विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह 
उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत 
आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, aaa पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध 
करना अपेक्षित है। 


अनुसूची 


पद का नाम | पद की संख्या वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में | चयनया | सीधी भर्ती | सीधी भर्ती किए 
स्तर अचयन पद | किए जाने जाने वाले 
वाले व्यक्तियों के लिए 
व्यक्तियों के | अपेक्षित शैक्षिक 
लिए आयु- और अन्य 


सीमा अर्हताएं 
() (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ज्येष्ठ धातु | 02° (दो) 2023 साधारण | वेतन मैट्रिक्स में | अचयन लागू नहीं | लागू नहीं होता। 
कर्मकार "कार्यभार के | केन्द्रीय सेवा, स्तर-4 होता। 
आधार पर समूह 'ग', 
परिवर्तन किया | अराजपत्रित, (25500- 


जा सकता है। | अननुसचिवीय | 8400 रुपये) 


826 


[PART II—SEc. 30)|] 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 


सीधी भर्ती | परिवीक्षा | भर्ती की प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिया | यदि विभागीय प्रोन्‌ूनति समिति है, | भर्ती करने में 
किए जाने की पद्धति: भर्ती | आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे तो उसकी संरचना किन 
वाले अवधि, | सीधी होगी श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या परिस्थितियों 
व्यक्तियों के | यदि कोई | या प्रोन्नति | प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया में संघ लोक 
लिए हो द्वारा या जाएगा सेवा आयोग से 
विहित प्रतिनियुक्ति परामर्श किया 
आयु और या आमेलन जाएगा 
शैक्षिक द्वारा तथा 
अहताएं विभिन्न 
प्रोन्नत पद्धतियों 
व्यक्तियों द्वारा भरी 
की दशा में जाने वाली 
लागू होंगी रिक्तियों की 
या नहीं प्रतिशतता 
(8) (9) (40) (() (2) (73) 
लागू नहीं | लागू नहीं | 00% वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 | विभागीय प्रोन्नति समिति जो लागू. नहीं 
होता। | होता। प्रोन्नति द्वारा। | (49900-63200 रुपये) में ऐसे | निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- | होता। 
कनिष्ठ तकनीशियन (ऑर्थोटिक्स/ | (.2rre निदेशक - अध्यक्ष 
ईलेक्ट्रोप्लेटिंग/ब्लैकस्मिथ) में से | 2.उप निदेशक (पुनर्वास) -सदस्य 
प्रोन्नति, जिन्होंने अखिल भारतीय | 3.प्रोफेसर(भौतिक चिकित्सा एवं 
भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास | पुनर्वास) - सदस्य 


संस्थान, मुंबई में उस श्रेणी में 8 
वर्ष नियमित सेवा की है। 


4. प्रोफेसर(प्रोस्थेटिक्स एवं 


ऑर्थोटिक्स - सदस्य 


[फा. सं. ए.44048/44/2022-एमएच-/एनसीडी-[] 
अनुराग तिवारी, अवर सचिव 


New Delhi, the 6th October, 2023 


G.S.R. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class HI and Class IV posts) 
Recruitment Rules 968, in so far as they relate to the post of Senior Job Worker (Metal)except as respects things 
done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment for the post of Senior Metal Worker in the All India Institute Physical Medicine and 
Rehabilitation, Mumbai, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:- 


. Short title and commencement. — (/) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All 
India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Senior Metal Worker (Group ‘C’ Posts), 
Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classifications, level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level in 
the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and 


other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (/3) of the said Schedule. 


4. Disqualification. — No person, - 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 


(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 


shall be eligible for appointment to the said post: 


[भाग ए-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 829 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 


any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to 


any class or category of persons. 


6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other 
special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 


this regard. 
SCHEDULE 
Name of post. Number of post. Classification. Level in pay matrix. | Whether 
selection post or 
non-selection. 
d) (2) (3) (4) (5) 


Senior Metal Worker | 2* (Two)2023 
*Subject to variation 
dependent on workload. 


General Central 
Service, 

Group ‘C’, 
Non-Gazetted, 
Non-Ministerial 


Level-4 in the pay | Non-Selection 
matrix (Rs.25500- 
800) 


Age-limit for direct recruits. 


recruits. 


Educational and other qualifications required for direct 


(6) 


(7) 


Not applicable 


Not applicable 


Whether age and _ educational | Period of probation, if any. 


qualifications prescribed for direct 
recruits will apply in the case of 


Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation or absorption and 


promotees. percentage of the vacancies to be 
filled by various methods. 
(8) (9) (0) 
Not applicable. Not applicable. 00% by promotion 
In case of recruitment by promotion or | Ifa Departmental Confirmation Circumstances 


deputation or absorption grade from which 
promotion or deputation or absorption to be 
made. 


Committee exists, what is its composition. | in which Union 


Public Services 
Commission is to 
be consulted in 
making recruitment. 


d)) 


(3) 


Promotion from Junior Technician 
(Orthotics/Electroplating/Blacksmith) in level 2 
in pay matrix (Rs.l9900-63200) with 8 years 
regular service in the grade of All India Institute 
Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai 


Departmental Promotion Committee Not applicable. 


consisting of 


l.Addl. Director 


2.Deputy Director (Rehabilitation) 


3.Professor (Physical Medicine 


Rehabilitation) 


4. Professor (Prosthetic & Orthotic) 


- Chairman 


- Member 


- Member 


- Member 


[F. No. A.08/I/2022-MH.II/NCD.I] 
ANURAG TIWARI, Under Secy. 


830 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


नई दिल्‍ली, 0 अक्तूबर, 2023 


सा.का.नि. 42.—zreate, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्‍ली,दृष्टिविज्ञानी (समूह 'ख' पद) भर्ती 7H, 2044 को,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते 
हुए,जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्‍ली में स्वास्थ्य 
और परिवार कल्याण मंत्रालय में दृष्टिविज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं,अर्थात्‌:- 


. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- () इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,सफ़दरजंग अस्पताल, 
नई दिल्‍ली,दृष्टिविज्ञानी, (समूह 'ख' पद),भर्ती नियम, 2023 है। 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्तपद की Gear sar वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन 
मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। 


3. भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा,अ्हताएं,आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 


4. निरहता: वह व्यक्ति- 
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा 
की है; या 
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की 
संविदा की है; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 


परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 
को लागू cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को 
किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत,आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय परजारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 
जातियों, अनय पिछड़े वर्गों, भूत पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। 


अनुसूची 
पद का नाम पद की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में चयन या सीधी भर्ती किए जाने 
स्तर अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए 
यु-सीमा 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
दृष्टिविज्ञानी। 2'(2023) साधारण वेतन मैट्रिक्स में लागू नहीं आयु 30 वर्ष से अधिक 
केन्द्रीय सेवा, स्तर-6 होता। नहीं होगी। 
“कार्यभार के आधार | समूह 'ख', (35400- (केन्द्रीय सरकार द्वारा 
पर परिवर्तन किया | अराजपत्रित, | 42400/ रुपये)। जारी अनुदेशों या आदेशों 
जा सकता है। अननुसचिवीय। के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए पाँच वर्ष 


[भाग Tare 3(i)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 


83] 


तक शिथिल की जा 
सकती है।) 

टिप्पण: आयु-सीमा 
अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख 
कर्मचारी चयन आयोग 
द्वारा विज्ञापित की 


जाएगी। 
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों | सीधी भर्ती किए | परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधी होगी या 
के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य जाने वाले अवधि, यदि प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन 
अहताएं व्यक्तियों के लिए कोई हो द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी 
विहित आयु और जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 
शैक्षिक अहताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू 
होंगी या नहीं 
(7) (8) (9) (0) 

आवश्यक:- लागू नहीं होता | दो वर्ष । 400 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से टिप्पण: टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले 
विज्ञान में 42 वीं कक्षा परिवीक्षा को | जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने 
उत्तीर्ण; सफलतापूर्वक | अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर 

न पूरा करने के अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या 

Oy लि ता लिए केन्द्रीय उससे अधिक समय के लिए होने वाली 
विश्वविद्यालय से दृष्टिमिति रिक्तियों केंद्रीय 
में जार ee सरकार द्वारा (रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे 

यथाविहित कम | अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर 

(iii) किसी सरकारी मान्यताप्राप्त से कम दो भरा जा सकेगा: 
aU Ss ee (OT मूल संवर्ग या विभाग में 
रूप में एक वर्ष का अवधि का प्रवेश बाएं दा 

कार्यानुभव नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए 
काय | प्रशिक्षण पूरा हुए हैं; या 

टिप्पण 4: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्तित करना अनिवार्य | जिन्होंने मे 

अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन होगा। (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में FITS 


आयोग या सक्षम प्राधिकारी के 
विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो 
लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा 
सकती सकती हैं। 


टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं 
सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन 
आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों 
के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 
तब शिथिल की जा सकती हैं, जब 
चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम 
प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग 


(29200-92300 में पदों पर छह वर्ष की 
नियमित सेवा की हो;और 

(ख) जो स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती 
किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। 


832 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 


होने की सम्भावना नहीं है। 
प्रोन्नति या यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन 
प्रतिनियुक्ति/आमेलन परिस्थितियों में संघ लोक 
द्वारा भर्ती की दशा सेवा आयोग से परामर्श किया 
में वे श्रेणियां जिनसे जाएगा 
प्रोन्नति या 
प्रतिनियुक्ति/आमेलन 
किया जाएगा 
() (2) (3) 
लागू नहीं होता। | समूह 'ख' विभागीयपुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) | संघ लोक सेवा आयोग से 
निम्‌नलिखित से मिलकर बनेगी:- परामर्श आवश्यक नहीं है। 
4. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग 
अस्पताल, नई दिल्‍ली - अध्यक्ष; 
2.संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग 
अस्पताल, नई दिल्‍ली - सदस्य; 
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयमें सफदरजंग 
अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उपनिदेशक - सदस्य; 
4. उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल, 
नई दिल्‍ली - सदस्य। 


[फा. सं. 7.4078/49/202 -एमएच-] 
बिक्रमजीत चौधरी, अवर सचिव 


New Delhi, the l0th October, 2023 


G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi ( Optometrist — Group ‘B’ Post) , Recruitment Rules, 204, 
except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to the posts of Optometrist in the Safdarjung Hospital, New 
Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:- 


. Short title and commencement. - (l) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare 
Safdarjung Hospital, New Delhi, Optometrist ( Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, its classification and 
level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to 
these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and 
other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (/3) of the said Schedule. 


4. Disqualification. — No person, - 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 


shall be eligible for appointment to the said posts: 


[भाग Tare 3(i)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 833 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 


class or category of persons. 


6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and 
other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 


time in this regard. 


SCHEDULE 
Name of posts. Number of posts. Classification. Level का pay | Whether selection post or 
matrix. non-selection post. 
() (2) (3) (4) (5) 
Optometrist. 2*(2023) General Central Service, | Level-6 in the pay Not applicable. 
*Subject to variation | Group ‘B’, Non- matrix. (Rs. 
dependent on Gazetted, Non- 35400-2400). 
workload. Ministerial. 


Age-limit for direct recruits. 


Educational and other qualifications required for direct recruits. 


(6) 


(7) 


Not exceeding thirty years of 
age. 

(Relaxble for the Government 
servant up to the age of five 
years in accordance with the 
instructions or orders issued 
by the Central Government ). 
Note : The crucial date for 
determining the  age-limit 
shall be as advertised by the 
Staff Selection Commission. 


Essential: 

(i) 2™ class pass with Science froma recognised Board; 

(ii) Four years Degree in Optometry from a recognised University; and 

(iii) one years working experience as Optometrist in a Government recognised 
hospital. 

Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection 
Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing in case 
of candidates otherwise well qualified. 

Note 2 : Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the 
competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes, if at any stages of selection the competent is of the opinion that 
sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the 
requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for 
them. 


Whether 
educational 
qualifications prescribed 
for direct recruits will 
apply in the case of 
promotees. 


age and 


Period of probation, if any. 


Method of recruitment, whether by direct recruitment 
or by promotion or by deputation /absorption and 
percentage of the vacancies to be filled by various 
methods. 


(8) 


(9) 


(0) 


Not applicable. 


Two years. 
Note: There shall be a mandatory 
induction training of at least two 


weeks duration for successful 
completion of probation as 
prescribed by the Central 
Government. 


00 per cent. by direct recruitment. 

Note: Vacancies caused by the incumbent being 
away on deputation or long illness or study leave or 
under other circumstances for duration of one year or 
more may be filled on deputation basis from officers 
of the Central Government ;- 

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the 
parent cadre or department; or 

(ii) with six years regular service in posts in level-5 
in the pay matrix (Rs. 29200-92300); and 

(b) possessing the qualifications and experience 
prescribed for direct recruits under column 
number (7). 


834 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 


[PART II—SEc. 3(4)] 


In case of recruitment by 
promotion or by 
deputation / absorption 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its 
composition. 


Circumstances in which 
Union Public Services 
Commission is to be 


grade from which consulted in making 
promotion or deputation/ recruitment. 
absorption to be made, 
d) (2) (3) 
Not applicable. Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for Not applicable. 


considering promotion ) consisting of :- 
. Additional Medical Superintendent , Safdarjung hospital 
-Chairman; 

2. Head of the concerned department, Safdarjung hospital 
-Member; 

3. Deputy Director Administration in-charge of Medical 

Hospital Section in Directorate General of Health Services 
-Member. 

4. Deputy Director (Administration), Safdarjung Hospital 
-Member. 


[F. No. A.l0i8/49/202-MH.IT] 
BIKRAMJIT CHOUDHURY, Under Secy. 


संस्कृति मंत्रालय 
नई दिल्‍ली, 2 अक्तूबर, 2023 


सा.का.नि. 743,—creente, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग (समूह ‘TW और 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 
2000, जहां तक इनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पदों से है, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में 
अवर श्रेणी लिपिक पदों हेतु भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (क) इन नियमों को संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, अवर श्रेणी लिपिक 
भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाएगा। 


(ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2 पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा बेतन मैट्रिक्स में स्तर वे 
होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अ्हताएं, आदि .- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची से उपाबद्ध स्तंभ (5) से (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 


4. निरहता : वह व्यक्ति - 

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह या संविदा किया है; या 

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या संविदा किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 


परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 
को लागू carey विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकती है। 


[भाग Tare 3(i)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 


835 


5. शिथिल करने की शक्ति .- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी 
वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है। 


6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। 


अनुसूची 
पद का नाम पद की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में लेवल | क्या चयन पद या 
अचयन पद 
(॥) (2) (3) (4) (5) 
अवर श्रेणी लिपिक | 49*(2022) सामान्य केन्द्रीय सेवा, | लेवल-2 (49900- | अचयन पद 
*कार्यभार के आधार | समूह 'ग' अराजपत्रित | 63200 रुपये) 
पर परिवर्तन किया जा | अनुसचिवीय 
सकता है। 
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले 


हेतु आयु-सीमा 


लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य agar 


व्यक्तियों के लिए विहित आयु और 
शैक्षिक अहताएं प्रोन्‍नत व्यक्तियों की 


दशा में लागू होगी 
(6) (7) (8) 
8 से 27 वर्ष के बीच (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या | आयु: जी, नहीं। 
(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या | विश्वविद्यालय से ॥2वीं कक्षा या | शैक्षिक अर्हताएं : जी, etl स्तंभ (7) 
आदेशों के अनुरूप सरकारी | समकक्ष अर्हता। में दर्शाए गए अनुसार। 


कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट 
दी जा सकती है।) 

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी 


(ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 
30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 
शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या 
कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति 


चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट 
की टंकण गति। 
(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द 
प्रति मिनट 40500 की डिप्रेशन प्रति 
घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के 
अनुरूप होगी जिसमें प्रत्येक शब्द के 
लिए औसतन 5 की डिप्रेशन होंगे। 
परिवीक्षा की | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या | प्रोन्‍नति/प्रतिनियुक्तिआमेलन 
अवधि, यदि | प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्‍न पद्धतियों द्वारा भरी जाने | द्वारा भर्ती की दशा में 
कोई हो वाली रिक्तियों की प्रतिशतता वे ग्रेड जिनसे 
प्रोन्‍्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन 
किया जाएगा 
(9) (0) () 
दो वर्ष। (i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती | स्तंभ (40) में यथावर्णित। 
द्वारा; और 
(ii) 0 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय age परीक्षा के आधार पर, 
लेवल-4 (8000-56900/- रुपये) में समूह 'ग' के उन कर्मचारियों 


836 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


में से भरी जाएंगी जो 424T कक्षा A उत्तीर्ण हो या समकक्ष अर्हता 
रखते हों तथा जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। 
टिप्पण 4: परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम सीमा 45 वर्ष है। 
(अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 
आयु सीमा 50 वर्ष होगी)। 

टिप्पण 2 : - यदि खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से 
अधिक कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कर्मचारियों की 
इस अधिक संख्या को बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को 
भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले आयोजित परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 
कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके; 

(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां समूह 'ग' के उन कर्मचारियों में से 
वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन 
लेवल- 4 (48000 - 56900/- रुपये) में पदों पर तीन वर्ष की 
नियमित सेवा की हो। 


यदि विभागीय प्रोन्‍नति/चयन समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा। 


(2) 


(3) 


समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्‍नति/स्थायीकरण पर विचार करने के 
लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे : 

4. महानिदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता- अध्यक्ष; 

2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता- सदस्य; 

3. एक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता- सदस्य; 

4. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के कार्यों की देखरेख करने वाले अवर सचिव, 
संस्कृति मंत्रालय- सदस्य; और 

5. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता- सदस्य 


लागू नहीं होता। 


[फा. सं. 20/6/2022-पुस्त. (भाग)] 


MINISTRY OF CULTURE 
New Delhi, the 2th October, 2023 


मुग्धा सिन्हा, संयुक्त सचिव 


G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in 


supersession of the National Library, Calcutta, Ministry of Tourism & Culture, Department of Culture, (Group ‘C’ 
and Group ‘D’ posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of the Lower Division Clerk, except 
as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules 
regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in Ministry of Culture, National Library, 
Kolkata , namely : - 


l. Short title and commencement.— (a) These rules may be called the Ministry of Culture, National Library, 
Kolkata, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2023. 


(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of post, its classification and level in pay 
matrix thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.-The method of recruitment, age- limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (l3) of the said 


Schedule. 


[भाग Ware 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 837 


4. Disqualification.— No person, - 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax._Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons 
in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. 


SCHEDULE 


Name of post. 


matrix. on Non-Selection post. 


Lower Division 49* (2022) General Central Level-2 (Rs. Non -selection 
Clerk. *Subject to Service Group 'C’, 9900- 

variation dependent | Non-Gazetted, 63200) 

on workload. Ministerial. 


Educational and other qualifications required for direct 
recruitment. recruits. educational 
qualifications 
prescribed for direct 
recruitment will 
apply in the case of 
promotees. 


Between |8 and 27 years | (i) Twelfth Class or equivalent qualification from Age: No 

(relaxable for a recognised Board or University; and Educational 
Government servants up (ii) a typing speed of 30 word per minute in English or 25 | qualification: Yes, to 
to forty years in word per minute in Hindi on manual typewriter or a typing | the extent indicated 
accordance with the speed of 35 word per minute in English or 30 word per | in column (7) 
instructions or orders minute on computer. 

issued by the Central 

Government) (35 word per minute 30 word per minute correspond to !0500 

Note: The crucial date KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for 

for determining the age- each word) 

limit shall be as fixed by 

the Staff Selection 

Commission. 


Method of recruitment whether by _ direct | Incase of recruitment by 
probation, if | recruitment or by promotion’ or _ by | promotion/deputation/absorption grade from 
any. deputation/absorption and percentage of the | which promotion/deputation/absorption to be 
vacancies to be filled by various methods. made. 


(i) 85% by direct recruitment through Staff | As stated in column (/0) 
Selection Commission; and 

(ii) 0% of the vacancies shall be filled from 

amongst the Group i Oia Staff in 

level-l (Rs.l8000-56900) and who possess 

twelfth Class passed or equivalent qualification 

and have rendered three years regular service in 


838 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


| = grade, on the basis of departmental qualifying 
examination. 

Note i: The maximum limit for eligibility for 
examination is forty- five years. 

(Fifty years of age-limit for the candidates 
belonging to the Scheduled Caste/ Schedule 
Tribes). 

Note 2: If more of such employees that the 
number of vacancies available under clause (ii) 
qualified at the examination, such excess number 
of employees shall be considered for filling the 
vacancies arising in the subsequent years so that 
the employees qualifying at a earlier examination 
are considered before those who qualify at a later 
examination; 

(iii) 5% of the vacancies shall be filled on 
seniority-cum-fitness basis from Group ‘Cc 
employees who have three years regular service in 
the posts with the Grade in pay level-| of (Rs. 
8000-56900). 


If Departmental Promotion/Selection Committee exists, what is its 
composition. Service Commission is to be consulted 
in making recruitment. 


Group-C Departmental Promotion Committee (for considering | Not applicable. 
promotion/ confirmation) consisting of:- 

l. Director General, 

National Library, Kolkata : Chairman 

2. Senior Administrative Officer, 

National Library, Kolkata : Member 

3. One Library and Information Officer, National Library, 
Kolkata : Member; 

4. Under Secretary in the Ministry of Culture dealing with the 
National Library, Kolkata : Member; and 

5. Administrative Officer, 

National _ Library, Kolkata : Member 


[F. No. 20/6/2022-Lib (Part.)] 
MUGDHA SINHA, Jt. Secy. 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) 
(भंडारण और अनुसंधान प्रभाग) 
नई दिल्‍ली, 2 सितम्बर, 2023 


सा.का.नि. 744.— cect, संविधान के अनुच्छेद के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारतीय अनाज भण्डारण संस्थान, हापुड़ (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक 
के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किय 
गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और 
अनुसंधान प्रभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं, अर्थात्‌:- 
4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और अनुसंधान प्रभाग, प्रयोगशाला सहायक (समूह “ग' पद) 
भर्ती नियम, 2023 है। 


[भाग प-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 839 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में 
स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 


4. निरहता. - वह व्यक्ति - 


(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; 
या 


(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा 
की है, 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य 
पक्षकार को लागू eae विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस 
नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्द करके इन नियमों के किसी उपबंध को वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा 
शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है। 


अनुसूची 


पद का नाम। पदों की संख्या। वर्गीकरण। वेतन मैट्रिक्स में स्तर। चयन या 
अचयन पद। 


प्रयोगशाला | 75* (2023) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह- | वेतन मैट्रिक्स में लागू नहीं होता। 
सहायक *कार्यभार के आधार पर | A’, अराजपत्रित, स्तर-3 

परिवर्तन किया जा अननुसचिवीय। (24700-69400 

सकता है। रू0) 


अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। 


48 से 27 वर्ष के बीच | किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मुख्य विषय के 
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी | रूप में जीव-विज्ञान या कृषि के साथ विज्ञान 
सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। शाखा में 42वीं कक्षा उत्तीर्ण। 

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख 

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। 


840 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


fer भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हों। 
eae प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। 


या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की 
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कीदशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति 
शतता। /आमेलन किया जाएगा। 


समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 
) अवर सचिव (ई-॥॥) - अध्यक्ष; 
2) सहायक निदेशक (भंडारण और अनुसंधान) - सदस्य; 
3) अनुभाग अधिकारी (एसआरए/ई-॥॥) - सदस्य। 


भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। 


(3) 


लागू नहीं होता। 


[फा. सं. T-7208/0/2022-va are (पार्ट-)] 
सुदेश कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
(Department of Food and Public Distribution) 
(STORAGE AND RESEARCH DIVISION) 
New Delhi, the 2lst September, 2023 


G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Indian Grain Storage Institute, Hapur (Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 969, in so far as 
they relate to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 
Laboratory Assistant in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and 
Public Distribution, Storage and Research Division, namely:- 


l. Short title and commencement. — (l) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and 
Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Storage and Research Division, Laboratory 
Assistant (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classifications and 
level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to 
these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age- limit, qualifications 
and other matters relating thereto, shall be as specified in the columns (5) to (3) of the aforesaid Schedule. 


[भाग Tare 3(i)] 


4. 


Disqualification. — No person, — 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 84] 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 


(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 


shall be eligible for appointment to the said post: 


5. 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category of persons. 


Saving. — Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age-limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Ex- 
servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time in this regard. 


SCHEDULE 
Name of post. Number of post. Classification. Level in pay matrix. Whether selection 
post or non-selection 
post. 

(J) (2) (3) (4) (5) 
Laboratory 5*(2023) General Central Level-3 in the pay Not applicable. 
Assistant. *Subject to variation | Service Group-C, matrix 

dependent on workload. | Non-Gazetted, (Rs.2700-6900). 
Non-Ministerial. 
Age-limit for direct recruits. Educational and other Whether age and 


qualifications required for direct | educational qualifications 


recruits. prescribed for direct 
recruits will apply in the 
case of promotees. 
(6) (7) (8) 
Between |8 and 27 years. 2th class pass from any recognised Not applicable. 


(Relaxable for departmental candidates upto the | Board in Science 
age of forty years in accordance with the 


instructions or orders issued by the Central subject. 
Government). 


Note: The crucial date for determining the age- 
limit shall be as advertised by the Staff Selection 


Commission. 


Biology or Agriculture as a main 


stream with 


Period of 
probation, if 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or by 


In case of recruitment by promotion or 
deputation/absorption, grades from which 


any. deputation/absorption and percentage of the | promotion or deputation/absorption to be 
vacancies to be filled by various methods. made. 
(9) (0) (i) 
Two years. By direct recruitment. Not applicable. 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its 


Circumstances in which Union Public 


composition. Service Commission is to be consulted in 
making recruitment. 
(2) (3) 
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering Not applicable. 


confirmation) consisting of : 


842 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


l. Under Secretary (E.IID - Chairperson; 
2. Assistant Director (Storage and Research) - Member; 
3. Section Officer (SRA/E.II) - Member. 


[F. No. A-I208/0/2022-SRA (Part-ID)] 
SUDESH KUMAR, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 25 सितम्बर, 2023 


सा.का.नि.45.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
उपभोक्ता मामले, खाद्य मंत्रालय (GAA सहायक), भर्ती नियम, (992 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें 
ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण 
मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और अनुसंधान प्रभाग में धूमन सहायक के पद पर भर्ती की 
पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (() इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और अनुसंधान प्रभाग, धूमन सहायक भर्ती नियम, 2023 है। 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2.  पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, 
जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अ्हताएं आदि. - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और sad पद से संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (73) में विनिर्दिष्ट हैं। 


4. निरहता. - वह व्यक्ति - 
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा 
की है; या 
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की 
संविदा की है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य 
पक्षकार को लागू eae विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस 
नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह 
उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्द करके इन नियमों के किसी उपबंध को वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, 
आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 

6. arate. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है। 


अनुसूची 


पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण । वेतन मैट्रिक्स में स्तर | 


() (4) (5) 


धूमन सहायक | 03* (2023) साधारण केन्द्रीय स्तर-4 लागू नहीं होता। 
*कार्यभार के आधार पर | सेवा, समूह (25500-84400 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 843 


eee ee | किया जा। ग', अराजपत्रित, रुपये) 
सकता है। अननुसचिवीय। 


पीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
शैक्षिक और अन्य ASAT | 


8 से 25 वर्ष के बीच। विज्ञान विषय के साथ i24f कक्षा उत्तीर्ण या 
टिप्पण 4: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक | मुख्य वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में 


तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित | रसायन विज्ञान या जीव-विज्ञान के साथ समकक्ष 
की जाए। योग्यता। 

टिप्पण 2: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या 

आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु- 

सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के | परिवीक्षा की अवधि, | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं | यदि कोई हो। द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली 
नहीं। रिक्तियों की प्रतिशतता। 
(8) (9) (0) 
लागू नहीं होता। दो वर्ष। सीधी भर्ती। 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना। 
वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन 
किया जाएगा। 


(4) (2) 
लागू नहीं होता। समूह ग विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध 
में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर 
बनेगी:- 
() अवर सचिव (ई-3) 
- अध्यक्ष: 


(2) सहायक निदेशक (भंडारण और अनुसंधान) 
- सदस्य; और 


(3) अनुभाग अधिकारी (एसआरए/ई-3) 


- सदस्य। 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। 
(73) 
लागू नहीं होता। 
[फा. सं. ए-42048/04/2022-एसआरए (aTé-VID)] 


सुदेश कुमार, अवर सचिव 


844 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


New Delhi, the 25th September, 2023 


G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
supersession of the Ministry of Food (Fumigation Assistant) Recruitment Rules, 992, except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method 
of recruitment to the post of Fumigation Assistant in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 
Department of Food and Public Distribution, Storage and Research Division, namely:- 


l. Short title and commencement. - (|) These rules may be called Ministry of Consumer Affairs, Food and 
Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Storage and Research Division, Fumigation 
Assistant Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level 
in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications 
and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (3) of the aforesaid Schedule. 


4. Disqualification. - No person, — 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, 
it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category of persons. 


6. Saving. - Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age-limit and other concessions 
required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- 
servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time in this regard. 


SCHEDULE 
Name of post. | Number of Classification. Level in pay matrix. Whether selection 
posts. post or non-selection 
post. 

() (2) (3) (4) (5) 
Fumigation 3* (2023) General Central Service, Pay Level-4 Not applicable. 
Assistant *Subject to Group-C, (Rs.25500-800) in 

variation Non-Gazetted, Non- pay matrix. 
depending on Ministerial. 
workload. 


Age-limit for direct recruits. Educational and other qualifications required 


for direct recruits. 


(6) (7) 


Between |8 and 25 years. 2” Class pass with Science or any equivalent 
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be | qualification with Chemistry or Biology as one of 
as advertised by the Staff Selection Commission. the main elective subjects. 

Note 2: The upper age-limit is relaxable for Departmental 
candidates up to forty years in accordance with the instructions 
or orders issued by the Central Government. 


[भाग Wave 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 845 


Whether age and_ educational qualifications Period of probation, if any. 
prescribed for direct recruits will apply in the case 
of promotees. 
(8) (9) 
Not applicable. Two years. 


Method of recruitment, whether by _ direct | In case of recruitment by promotion / deputation / 
recruitment or by promotion or by deputation / | absorption grades from which promotion / deputation / 
absorption and percentage of the vacancies to be | absorption to be made. 

filled by various methods. 


(0) (i) 
Direct recruitment. Not applicable. 
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. Circumstances in which 


Union Public Service 
Commission to be 
consulted in making 


recruitment. 
(2) (3) 
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering Not applicable. 
confirmation) consisting of: 
(.) Under Secretary (E.II) - Chairperson; 
(2) Assistant Director (Storage and Research) - Member; and 
(3) Section Officer (SRA/E.IID - Member. 


[F. No. A-208/0/2022-SRA (Part-VID)] 
SUDESH KUMAR, Under Secy. 


जल शक्ति मंत्रालय 
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) 
नई दिल्‍ली, 25 सितम्बर, 2023 


सा.का.नि. 446.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और केन्द्रीय भूजलबोर्ड, (सहायक कार्यपालक इंजीनियर) भर्ती नियम, 2004 को उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए 
जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने से लोप किया है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, 
जल शक्ति मंत्रालय, मेंसहायक कार्यपालक इंजीनियर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌- 


L. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- () इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और 
गंगा संरक्षण विभाग,केन्द्रीय भूजल बोर्ड,सहायक कार्यपालक इंजीनियर (समूह“क” पद) भर्ती नियम, 2023 है। 


(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे 
जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) Tera (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्धहताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (73) FH विनिर्दिष्ट है। 


4. निरहता.- वह व्यक्ति- 
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से 'जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की सविदा की 
है' या; 


846 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 


[PART II—SEc. 3(4)] 


(a) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की 


संविदा की है, 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 


प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 
a: 


परन्तु यदि केंद्र सरकार का यह समाधानहो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को 
लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 


शिथिल करने की शक्ति.- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को 
किसी वर्ग या प्रवर्ग से व्यक्तियो की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6 बव्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, 
जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों,अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है। 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संखया | वर्गीकरण [| वेतन मैट्रिक्स | चयन या अचयन पद 
में स्तर 
(4) (2) (3) (4) (5) 
सहायक कार्यपालक 32(2023) * साधारण स्तर -0 चयन पद 
इंजीनियर कार्यभार के | केंद्रीय सेवा, (रूपये. 
आधार पर समूह क, 56400 - 
परिवर्तन राजपत्रित, 477500). 
किया जा | अननुसचिवीय 
सकता है। 
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 
(6) 


पैंतीस वर्ष से अधिक न हो (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
कर्मचारियों के लिए पांच साल तक की छूट)। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी। 

टिप्पण- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत 
की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, 
त्रिपुरा, सिक्षिम, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, हिमाचल प्रदेश केलाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप 
प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है)। 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं 


(7) 


अनिवार्य 


wea: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान 
से वेधन या खनन या यांत्रिक या विद्युत या सिविल 
इंजीनियरी या कृषि इंजीनियरी या पेट्रोलियम 
प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री। 


अनुभव: विभिन्न प्रकार के वेधन रिग्स के प्रचालन या रखरखाव 
और मरम्मत या विभिन्न प्रकार के ट्यूबवेल के निर्माण या भूजल 
विकास और प्रबंधन में दो साल का अनुभव। 


टिप्पण 4: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की 
दशा में,(उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं) संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुआर शिथिल की जा 
सकती हैं । 


टिप्पण 2: अनुभव संबन्धी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणो से जो 
लेखबद्ध किये जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों 
की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी 


[भाग Tare 3(i)] 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 


847 


सम्भावना नहीं है। 


प्रक्रम पर संघलोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले 
उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 


सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्यो के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई 
हो 


भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या 
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन 


Weta व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 
या नहीं प्रतिशतता | 

(8) (9) (0) 
आयु : लागू नहीं । सीधी भर्ती और प्रोन्‍नतव्यक्ति के () सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत; 


शैक्षिक wea: नहीं तथापि किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान 
से वेधन या खनन या यांत्रिक या विद्युत 
या सिविल या कृषि इंजीनियरी या 
पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में कम से कम 


लिए दो वर्ष। 

टिप्पण: सीधी भर्ती वालों को 
परिवीक्षा पूरी करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा 
विहित कम से कम दो से चार 


और 

(ii) Strate द्वारा 75 प्रतिशत, 
जिसके न हो सकने पर 
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक 
संविदा सहित) द्वारा। 


तीन वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। सप्ताह की अवधि का प्रेरण 
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा 
करना होगा। 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेण्यिं जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया 
जाएगा 


(4) 


प्रोन्नति - ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (47600-454400 रुपये) में सहायक 
इंजीनियर और प्रभारी वेधक और राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान या किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से 
निम्नलिखित छह Aare का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो: 

(4.) जल कुओं की निर्माण प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण; 

(2.) सामग्री प्रबंधन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण; और 

(3.) रखरखाव प्रबंधन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण। 

टिप्पण 4: crate के लिए पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख तक सहायक अभियंता या प्रभारी वेधक के 
पोषक पदों को धारण करने वाले पदधारियों के मामले में ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा होगी। 

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरा होने की 
तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। 

टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए 
विचार किया जा रहा हो वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा 
की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित aga या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, 
कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की 
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी ASH या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली Sl 

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): - केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या बैधानिक या 
स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के 
अधीन ऐसे अधिकारी जो: (क) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन 
मैट्रिक्स में स्‍तर -9 (53400-767800 रुपये) में पदों पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान किए गए ग्रेड में दो साल की सेवा के 
साथ या मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्यपद पर सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 
(47600-454400 रुपये) में पदों पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान किए गए ग्रेड में चार साल की सेवा के साथ या मूल HST 
या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर सेवा की हो; और (ख) स्तंभ सं० (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित 
शैक्षिक ASAT और अनुभव रखते हों। 

टिप्पण (4): पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार 


848 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति धारक अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र 
नहीं होंगे। 

टिप्पण (2): केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य -कैडर बाहय 
पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 

टिप्पण (3): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को छप्पनवर्ष से अधिक नहीं होगी। 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | 


(2) 
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय | पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पुष्टि 
प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकल बनेगी: समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 


4. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष); 

2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सदस्य); और 

3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल शक्ति मंत्रालय, जल 
संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (सदस्य)। 


4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), जल शक्ति मंत्रालय, जल 
संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (अध्यक्ष); 

2. सदस्य, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सदस्य); और 

3. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सदस्य)। 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। 


(3) 


पद को भरने और इन नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन या उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ 
परामर्श करना आवश्यक है। 


[फा. सं. %-3707 7/04/207/ जीडब्लयू स्थापना] 
शालिनी गुप्ता, अवर सचिव 


MINISTRY OF JAL SHAKTI 
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) 
New Delhi, the 25th September, 2023 


G.S.R. 46.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Central Ground Water Board, Assistant Executive Engineer, Recruitment Rules, 2004, except as 
respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules 
regulating the method of recruitment to the post of Assistant Executive Engineer in the Department of Water 
Resources, River Development and Ganga Rejuvenation,Ministry Of Jal Shakti namely:- 


l. Short title and commencement- (l) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of 
Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Assistant 
Executive Engineer(Group ‘A’Post) Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in 
the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these 
rules. 

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, 
qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (3) of the aforesaid 
Schedule. 

4. Disqualification. — No person- 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 


shall be eligible for appointment to the said post: 


[भाग Have 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 849 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service 
Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons. 


6. Saving— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes,the Other Backward Classes, ex-servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time 
to time in this regard. 


SCHEDULE 
Name of post. Number of Classification Level in pay Whether Selection post or 
posts. matrix Non Selectionpost. 


d) (2) (3) (4) (5) 


Assistant Executive 32(2023) General Central Level-l0 Selection post. 
Engineer. *Subject to Service, Group A, (Rs.5600 - 
variation Gazetted, Non 77500). 
dependent on Ministerial. 
work. 


Age-limit for Direct Recruits. 


(6) 


Not exceeding thirty-five years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or 
orders issue by Central Government from time to time). The crucial date for determining the age-limit shall be as 
advertised by the Union Public Service Commission. 

Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from 
candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, 
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory administration of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. 


Educational and other qualification required for direct recruits. 


(7) 


Essential 


Qualification:Bachelors Degree in Drilling or 
Mining or Mechanical or Electrical or Civil 


Experience: Twoyears experience in operation or maintenance 
and repair of different types of Drilling Rigs or construction of 


Engineering or Agricultural Engineering or | different types of Tube wells or Ground Water Development 
Petroleum Technology from a_ recognised | and Management. 

University or Institute. 

Note : Qualifications are relaxable at the | Note 2: TheQualifications regarding experience is/are relaxable 


at the discretion of the Union Public Service Commission, for 
reasons to be recorded in writing in the case of candidates 
belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any 
stage of selection the Union Public Service Commission, is of 
the opinion that sufficient number of candidates from these 
communities possessing the requisite experience are not likely 
to be available to fill up the vacancies reserved for them. 


discretion of the Union Public Service 
Commission, for reasons to be recorded in writing, 
in the case of candidates otherwise well qualified. 


Period of Probation if any Method of Recruitment,whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation/absorption and 
percentage of the vacancies to be 


filled by various methods. 


Whether age and educational 
qualification prescribed for 
direct Recruits will apply in the 
case of promotees 


(8) (9) (0) 
Age: No. (i) 25 percent by direct recruitment; 
Educational Qualification: No, Twoyears for direct recruits and and 
however, must possess at least a promotees. (ii) 75 percent by promotion failing 


three-year diploma in Drilling or 
Mining or Mechanical or 


Note: Direct recruits will have to 
successfully complete an induction 


which by deputation (including 
short term contract). 


850 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


Electrical or Civil or Agricultural | training of at least two to four weeks 
Engineering or Petroleum duration, as prescribed by competent 
Technology from a recognised authority, for completion of probation. 
University or Institution. 


In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation 
or absorption to be made. 


(J) 


Promotion: - Assistant Engineer and Driller-in-charge in Level-8 (Rs. 47600-I500) of the pay matrix with four 
years of regular service in the grade and having successfully completed following six weeks training from National 
Ground Water Training Research Institute or in any other National level Institute: 

(.)two weeks training on water well construction technology and management; 

(2.)two weeks training on material management; and 

(3.)two weeks training on maintenance management. 

Note : The eligibility service for promotion shall continue to be two years regular service in the grade in the case of 
incumbents holding the feeder posts of Assistant Engineer or Driller-in-charge,as on the date of notification of these 
tules. 

Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of 
the prescribed qualifying service in the respective grade or post. 

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, 
their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by 
more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully 
completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already 
completed such qualifying or eligibility service. 

Deputation (Including Short Term Contract):- Officers under the Central Government or State Governments or 
Union territory Administrations or Statutory or autonomous Organisations or public sector Undertakings or recognised 
Universities or recognised Research Institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or 
Department; or (ii) with two yearservice in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in 
level-9 (Rs.5300-!67800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with four year 
service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs.47600-500) in the 
pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and 
experience prescribed for direct recruits in column number(7). 

Note (l): The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion. 

Note (2): The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term 
contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation 
or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. 

Note (3): The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed 
fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. 


(2) 

Group ‘A’ Departmental Promotion Committee for Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee for 

considering promotion consisting of: considering confirmation consisting of: 
l. Chairman or Member, Union Public Service | |. Joint Secretary (Administration), Ministry of Jal Shakti, 
Commission (Chairman); Department of Water Resources, River Development and 
2. Chairman, Central Ground Water Board (member); | Ganga Rejuvenation (Chairman); 
and 2. Member, Central Ground Water Board (member); and 
3. Joint Secretary (Administration), Ministry of Jal | 3. Director (Administration), Central Ground Water Board 
Shakti, Department of Water Resources, River | (member). 
Development and Ganga Rejuvenation (member). 


Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. 


(3) 


Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post and for amendment or 
relaxation of any provision of these rules. 


[F. No. A-3!0/04/207/ GW Estt.] 
SHALINI GUPTA, Under Secy. 


[भाग are 36)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 85] 


नई दिल्‍ली, 4 अक्तूबर, 2023 


सा.का.नि. 447.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
जल संसाधन मंत्रालय, कमान क्षेत्र विकास (समूह क पद) भर्ती निमय, 2043 को, जहां तक कि उनका संबंध ज्येष्ठ संयुक्त 
आयुक्त (कृषि विद्या) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या 
करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमान 
क्षेत्र विकास में ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते है, अर्थात:- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - () इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा 
संरक्षण विभाग, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है। 
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्‍्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह 
होगा जो इन नियमों केउपाबह अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अ्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह 
होंगी जो उपाबह की अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 
4. निरहता- वह व्यक्ति - 
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; 
या 
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा 
की है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 
परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधन हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू 


cay विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट 
दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
जो कारण हैं, उन्हें लेखबह करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी 
वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है। 


अनुसूची 


पद का नाम। पद की संख्या। वर्गीकरण। वेतन मैट्रिक्स | चयनया अचयन | सीधे भर्ती किए 
जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए 
यु-सीमा। 


ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त | *(2023) | साधारण लागू नहीं लागू नहीं होता। 
(कृषि विद्या) *कार्यभार के | केन्द्रीय सेवा, (423400- होता। 

आधार पर समूह “क”, 245900 

परिवर्तन राजपत्रित, रूपए) 

किया जा अननुसयिवीय 

सकता है। 


852 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


सीधे भर्ती किए जाने वाले | सीधी भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित | व्यक्तियों के लिए fated 
शैक्षिक और अन्य ASAT आयु और शैक्षिक 
अहताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की 
दशा में लागू होंगी या 
नहीं। 


| 8. | . 
लागू नहीं होता। 


परिवीक्षा 
अवधि, यदि 
कोई हो। 


या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा 
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी 
जाने वाले रिक्तियों की 
प्रतिशतता। 


7 


| 0. 
लागू नहीं होता। 


प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत्‌ 
अल्प कालिक संविदा भी है) 
द्वारा। 


| 9 | . 
लागू नहीं होता। 


में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन | समिति है, तो उसकी संरचना | परिस्थितियों में संघ लोक 

किया जाएगा: सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत्‌ अल्पकालिक संविदा भी है) लागू नहीं होता। प्रत्येक मामले में संघ लोक 

द्वारा: सेवा आयोग से परामर्श 

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र करना आवश्यक है। 

प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या 

मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था या स्वाशासी या कानूनी 

संगठन के ऐसे अधिकारियो में से: 


(क) () जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर 
सादृश पद धारण किए हुए है; या 


(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के 
eIz-2 (रू.78800-209200) या anges में नियमित 
आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की 
सेवा की है; और 


(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते 
हैः 


(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि 
इंजीनियर्रिंग या मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग में 
स्नातक की डिग्री; 
या 

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि 
विज्ञान या मृदा विज्ञान या पर्यावरण या भू-तकनीक या 
जल संसाधन या हाइड्रोलिक्स विकास या सिंचाई जल 
विकास में स्नातकोत्तर डिग्री; और 


(ii) जल संरक्षण या जल प्रबंधन या सिंचित कृषि योजना 
तैयार करने या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या 
केंद्रीय सरकार के सिंचाई या कृषि विभाग में या किसी 
मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या केंद्रीय सरकार के 


[भाग ।-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र: अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 22, 945 853 


किसी कृषि प्रशिक्षण या अनुसंधान या प्रबंधन संस्थान या 
जल इंजीनियरिंग सेवाओं में खेतों में विकास कार्य करने 
का बारह वर्ष का अनुभव। 


टिप्पणी ॥: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अतर्गत्‌ 
अल्पकालिक संविदा भी है) जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति 
की अवधि (जिसके अतंर्गत्‌ अल्पकालिक संविदा भी है) 
साधारणतयापांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत्‌ अल्पकालिक 
संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी। 


[फा. सं. ए-42034/8/2020-प्रशा.-भाग ()] 
राजू, अवर सचिव 


New Delhi, the 4th October, 2023 


G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Ministry of Water Resources, Command Area Developmentposts Recruitment Rules, 203, in so 
far as it relates to the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) in the Command Area Development, 
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under the Ministry of Jal Shakti, , 


namely:- 


Short title and commencement. - (|) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water 
Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Command Area Development (Group ‘A’ Posts) 
Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in the 


pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of theSchedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications 


and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (/3) of the annexed Schedule. 
4. Disqualification. — No person, 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said posts: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 


any person from the operation of this rule. 


854 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER /4, 2023/ASVINA 22, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


5... Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service 


Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons. 


6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 


time in this regard. 


SCHEDULE 


Name of post Number of Level in Whether selection} Age-limit for 
posts. pay matrix. [post or non -| direct recruits 
selection post. 


Senior Joint * (2023) General Central 
Commissioner *Subject to |Service, Group ‘A’, (Rs.2300- 
(Agricultural variation Gazetted, Non- 25900). 
Discipline). dependent on |Ministerial. 

workload. 


Educational and | Whether age and Period of of Recruitment 
other qualifications | educational qualification | probation, if any. | Whether by direct recruitment 
required for direct | prescribed for direct or by deputation/absorption 
recruits. recruits will apply in the and percentage of the vacancies 
case of promotees to be filled by various methods 


Not applicable Not applicable Not applicable. |By deputation (including short- 
term contract) 


In case of recruitment by promotion or | If Departmental Promotion | Circumstances in which 
deputation/ absorption, the grades from which | Committee exists, what is its | Union Public Service 


promotion or deputation / absorption is to be | composition. Commission is to be 
made: consulted in making 
recruitment. 


By deputation (including short-term contract): Not applicable. Consultation with Union 
Public Service 
Commission is necessary 
on each occasion. 


Officers of the Central Government or State 
Government or Union territory Administration or 
Public Sector Undertaking or university or 
recognised Research Institution or autonomous or 
statutory organisation: 


(a) (i) holding analogous post on regular basis in 
the parent cadre or Department; or 


(ii) with five years service rendered in the grade 
after appointment thereto on a regular basis 
in Level-l2 (Rs. 78800-209200) in the pay 
matrix or equivalent in the parent cadre or 
department; and 


(b) possessing the following education 
qualifications and experience: 


(i) Graduate Degree in Agricultural 
Engineering or Soil and Water 
Conservation Engineering from a 
recognised university or Institute; 


[भाग Tare 3(i)] 


(ii) 


Or 


Post Graduate Degree in Agronomy or 
Soil Science or Environment or Geo- 
technical or Water Resource or 
Hydraulics Development or Irrigation 
Water Development from a recognised 
university or Institute; and 


With twelve years’ experience in water 
conservation or water management 
orplanning of irrigated agriculture or 
on-farm development work in _ the 
irrigation or agricultural department of a 
State or Union territory Administration 
or Central Government or in any 
recognised agricultural university or in 
any agricultural training or research or 
management _ institute or Water 
Engineering Services of the Central 
Government. 


Notel:The period of deputation (including short- 
term contract) including period of deputation 
(including short-term contract) in another ex-cadre 
post held immediately preceding this appointment 
in the same or some other organisation or 
Department of Central government shall ordinarily 
not to exceed fiveyears. 


Note2:The maximum age limit for appointment by 
deputation (including short-term contract) shall 
not exceed fifty six years as on the closing date of 
receipt of applications. 


भारत का राजपत्र: अक्तूबर 74, 2023/आश्विन 22, 945 855 


[F. No. A-l2034/8/2020-Admn-Part ()] 
RAJU, Under Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-l0054. saw & 


